निबंधन संख्या पी0टी0-40 





बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष 1942 (श०) 
(Jo पटना 1004) पटना, वृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर 2020 











सामान्य प्रशासन विमाग 
अधिसूचना 
29 दिसम्बर 2020 
सं0 7/स्था0--.01-03-09 / 2008सा0 प्र0--12676--महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-43453 
दिनांक 19.10.2020 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली-1951 के प्रावधानों के 
तहत श्री संतोष कुमार, सिविल जज (वरीय कोटि), बिहारशरीफ को 65 प्रतिशत कोटा के विरूद्ध वर्ष 2018-19 के लिए 
जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ के पद 
पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से (वेतनमान हैं 51550-1230-58930-1380-63070) पदस्थापित किया जाता है। 
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
शालिग्राम पाण्डेय, 
सरकार के अवर सचिव ([प्र0) | 





अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु॒द्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 1004-571+10-डी0टी 0पी0॥ 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


